HARYANA GOVT . GAZ . ( EXTRA.), NOV. 6, 2018 ( KRTK . 15 , 1940 SAKA) 


709 


हरियाणा सरकार 

गृह विभाग 

अधिसूचना 

दिनांक 6 नवम्बर , 2018 
संख्या का आ० 73 / के०अ० 2 / 1974 / धा० 2 / 2018. - दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 2), 
की धारा 2 के खण्ड ( ध ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा , नया पुलिस थाना, 
एच. टी. एम., हिसार के सृजन की घोषणा करते हैं तथा नीचे दी गई अनुसूची के खाना 2 के नीचे वर्णित स्थानीय क्षेत्र को 
उसके खाना 3 के नीचे वर्णित पुलिस थाना के स्थानीय क्षेत्र में से उसे निकालते हुए तथा उक्त अनुसूची के खाना 4 के नीचे 
वर्णित पुलिस थाना के स्थानीय क्षेत्र में उसे शामिल करते हुए, अन्तरण को भी विनिर्दिष्ट करते हैं , अर्थात् : 

अनुसूची 
कम । अन्तरित किये जाने वाले गांव / स्थानीय क्षेत्र का नाम 

पुलिस थाना जिसमें नया पुलिस थाना । 
संख्या 

से स्थानीय क्षेत्र जिसमें स्थानीय क्षेत्र 
निकाला जाना है | शामिल किया जाना 


(i) गांव / स्थानीय क्षेत्र 

( ii) तहसील | ( iii)जिला 
शिव नगर, विनोद नगर, गीता कॉलोनी, हिसार हिसार | पुलिस थाना सिटी, | पुलिस थाना, 
हनुमान कॉलोनी, मेला ग्राउण्ड , 

हिसार 

| एच. टी . एम., हिसार 
सैक्टर 21 - पी , श्रीनगर कॉलोनी, कौशिक 
नगर, ढाणी श्याम लाल, श्याम लाल बाग 
हिसार , भारत नगर, टिब्बा दाना शेर, राजा 
पार्क, इन्द्रा कॉलोनी, गांधी डेयरी कॉलोनी, 
ढाणी किशन दत्त , शिव कॉलोनी, 
सैक्टर 3 / 5 हिसार, सुरजमल इन्कलैव, 
योग नगर, महाबीर कॉलोनी, चन्दुलाल 
गार्डन, आदर्श नगर, कुंजलाल गार्डन , 
राजीव नगर, नेताजी कॉलोनी, मोहल्ला 
सैणियान , मोहल्ला रामपुरा, मोहल्ला 
डोगरान, बढ़वाली ढाणी, रैड स्कवेयर 
मार्केट हिसार , कसाबा मोहल्ला, टेकड़ा 
मोहल्ला, शास्त्री नगर, गोविन्द गढ़ बाजार, 
वाल्मीकि मोहल्ला ठण्डी सडक हिसार, 
सैक्टर 1 - 4 हिसार । 


डॉ० एस० एस० प्रसाद, 
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, 

गृह विभाग । 


710 


HARYANA GOVT. GAZ . (EXTRA .), NOV . 6 , 2018 (KRTK . 15 , 1940 SAKA ) 


[ Authorised English Translation ] 


HARYANA GOVERNMENT 

HOME DEPARTMENT 


Notification 


The 6th November, 2018 
No. S .O . 73 /C . A . 2 / 1974/S . 2/2018. — In exercise of the powers conferred by clause (s ) of section 2 of the 
Code of Criminal Procedure , 1973 (Central Act 2 of 1974 ), the Governor of Haryana hereby declares the creation of 
new Police Station HTM , Hisar and also specifies the transfer of the local area enumerated under column 2 of the 
Schedule given below by excluding the same from the local area of Police Station mentioned under column 3 thereof 
and including the same in the local area of Police Station mentioned under column 4 of the said Schedule , namely : 

SCHEDULE 
Serial Name of village /local area is to be transferred 

Police Station Police Station in 
Number 

from which which local area is 
local area is to to be included 
be excluded 


(iii) District 
Hisar 


Police Station 
City Hisar 


Police Station 
HTM Hisar 


(i) Village /Local area 

( ii ) Tehsil 
Shiv Nagar Hisar, Vinod Nagar, Geeta Hisar 
Colony , Hanuman Colony, Mela 
Ground, Sector 21- P , Shri Nagar 
Colony , Koshik Nagar, Dhani Shyam 
Lal, Shyam Bag Hisar, Bharat Nagar, 
Tiba Danashar, Raja Park , Indra 
Colony, Gandhi Dairy , Dhani Kishan 
Dutt, Shiv Colony, Sector 3 -5 Hisar, 
Surajmal Inclave, Yog Nagar, Mahabir 
Colony , Chandulal Garden , Adrash 
Nagar, Kunjlal Garden , Rajiv Nagar, 
Netaji Colony , Mohalla Sainian, 
Mohalla Rampura , Mohalla Dogran , 
Badwali Dhani, Red Squre Market 
Hisar, Kasaba Mohalla , Takda Mohla , 
Sasthri Nagar, Govind Garh Bajar, 
Valmiki Mohalla Thandi Sadak Hisar, 
Sector 1 -4 Hisar. 


DR . S . S . PRASAD , 
Additional Chief Secretary to Government Haryana, 

Home Department. 


8428 — L . R . - H .G . P ., Pkl. 


